जित्यो 


. (ो . एन . ). 72 


REGISTERED No. D . IDN.)-12 


. 


-.. 


. 


- 


-.14 


. 


--. 


SACH 


- 


- 


Tire 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - Tण : -- उप -सण (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( 1) 


. 
. . . . 


शधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


: 





7 ] 


सं० 57] 

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 1987 /माघ 20 , 1908 
No. 57 ] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9 , 1987 /MAGHA 20 , 1908 
= : - - -- -- - - - - - - - ---- --- --- - -- - -- -- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 
- -- - -- --- - - - - - - -- ----- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - ------ - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ऊर्जा मंत्रालय 

के रूप में विनिविष्ट किया था जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि 

का या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने 
( कोयला विभाग ) 

प्राशय की सूचना दे सकेगी ; 
नई दिल्ली , 9 फरवरी, 1987 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के 
मधिसूचना 

एक भाग में कोयला अभिप्राय है ; 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


का . मा . 70 ( म ) : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला घारक फोन ( प्रजन 
पौर विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20) की धारा 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय कोयला विभाग 
की अधिसूचना सं० का०मा० 445, सारीख 28 जनवरी , 1984 द्वारा 
जिसे भारत के राजपत्र , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ), नारीख 11 
फरवरी, 1984 में प्रकाशित किया गया था , उम अधिसूचना से उपाबद्ध 
मनसूधी में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 5971 . 33 हेक्टर ( लगभग ) या 
14755 . 76 एकर ( लगभग ) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने 
माशय की सूचना दी थी । 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1125. 30 पटर 
( लगभग ) या 2780 . 73 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि. का , ममी 
अधिकारों सहित जैसा कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, पर्जन 
करने के अपने प्राशय की सूचना देती है । 


मौर केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 7 को उपधारा 
( 1 ) के मधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) को 
अधिसूचना सं . 487 तारीख 30 जनवरी, 1986 द्वारा 11 फरवरी , 
1986 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि 


टिप्पण -1 : इस अधिसूचना के अधीन पाने वाले रेखाक सं . मी -1 ( 5) / 

III / जे जे पार 378 - 187 दिनांक 3- 1- 1987 का निरीक्षण 
कलक्टर, यवतमाल ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला 
नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में 
या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि . ( राजस्व अनुभाग ) कोल स्टेट , 
सिविल लाइन्स , नागपुर-440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय 
में किया जा सकता है । 


1586 GI /86 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( ii )] 


- - - - - - 


- 


- 


. . . . 


- - - 


. 


- . 


टिप्पण:- 2 : पूर्वोक्न प्रधिनियम को धार। 8 के उपबन्धों की अोर ध्यान 

प्राकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित हैं :---- 

"मन के प्रति प्राक्षेप 
8 ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में भिमको बाबत धारा 7 के 

अध न अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है , अधिसूचना 
के जारी किए जाने से न म दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या 
उसके किर्सः भाग या ऐसः भूमि में या उग पर किन्हीं 
अधिकारों का प्रर्जन किए जाने के बारे में प्राक्षेप कर 

सकेगा । 
स्पष्ट करण : 

एम घारा के अन्तर्गत यह प्राक्षेप नही माना जाएगा कि कोई 
व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं वतन मंत्रिया 
करना चाहता है और ऐमी संक्रियाएं केन्द्र य सरकार या किसी अन्य 
व्यक्ति को नहीं करना चाहिए । 

( 2 ) प्रत्येक प्राक्षेप उपधारा ( 1 ) के अधीन मक्षम प्राधिकारी को 
लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी प्राक्षेपकर्ता को स्वयं 
मुने जाने का या विधि व्यवसायी ठाग मुनवाई का अवसर देगा और 
ऐमे मनः प्राभेपा को सुनने के पश्चात् और ऐसो और जांच भी , यदि वह 
आवश्यक समझे कोई है, करने के पश्चात् वह धारा 7 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधम मधिमूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों 
के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुवाहों या ऐसी भूमि 
में या उस पर के अधिकारों के संबंध में प्राक्षेपों , विभिन्न रिपोर्टों पर 
अपनी सिफारिशों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित 
केन्द्रीय मरकार को उसमें विनिश्चय के लिए देगा । 

( 3 ) इम धारा के प्रयोजन के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में 
हितबर समक्षा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार 
होता , यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम 
के अधीन अजित कर लिए जाते । 
टिप्पणी- 3 : केन्द्रीय मरकार ने, कोयला नियंत्रक , 1, काउंमिल हाउस 

स्टोट, कलकामा को उक्म अधिनियम के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी नियुक्त किया है । 

अनुसूची 
मुंगोली बिवत खान परियोजना 

वणो क्षेत्र 

जिला - यवतमाल ( महाराष्ट्र ) 
सभी अधिकार 


ग्राम माथोली में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : -- 
7 से 29, 56, 59 से 71 प्रौर सड़क ( भाग ) 
ग्राम मगोली में अमित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : - - 
1 में 152, प्राबादी , नाला 
ग्राम साखर में प्रजित किए जाने वाले प्लाट संमयांक : - - 
1 से 7, 8/ 1, 8/ 2, 9 से 14, 31 से 45, 63 में 92, 93/ 1, 93/ 2 , 
94 से 139, 140/ 1, 140/ 2, 140/ 3, 141 से 143, 144/ 1 , 
144/ 2, 145 से 191, 195/ 1-19 5/ 2, 106, 197/1 , 1972, 
198 मे 235, 296/ 1, 296/ 2, 296/ 3, 297 से 314, सहक 
( भाग ) , नाला और प्राबादी । 
ग्राम मोलगांव में प्रणित किए जाने वाले प्लाट संन्यांक :--- 
1 मे 36, 41 से 43, 141 में 143, 144/1 , 144/ 2, 145, 146, 
1 48 से 150 , 152 मे 158, 159/ 1, 159/ 2, 159/ 3, 160, 
181, 164 से 180, 181/1, 181/ 2, 182 से 187, सड़क ( भाग ) 

और नाला ( भाग ) 
सोमा वर्णन : 
क - रेखा "क " बिन्दु में प्रारम्भ होती है और ग्राम मुंगोली और 

माथोली में वर्धा नदी के दक्षिणी किनारे के माथ साथ जाती है 

और " " बिन्दु पर मिलती है । 
स्व -ग रेखा ग्राम माथोलो में प्लाट मेख्यांक 29, 28 की बाहरी सीमा 

के साथ साथ जाती है, सड़क पार करती है , प्लाट सं० 9, 8 , 
7 12 , 13, 14, 71, 59 की बाहरी सीमा के साथ माथ 
जाती है, सडक पार करती है प्लाट सं . 56 की बाहरी सीमा 
के साथ साथ जाता है, तब ग्राम साखरा म प्लाट सं . 7, 
8/ 1 - 8/ 2 की माहरी सीमा के साथ साथ आती है और बिन्दु 

" ग", पर मिलती है । 
ग - ध रेखा ग्राम साखरा में प्लाट सं . 8/1 -8/ 2, 14, 13, 12 की 

बाहरी मीमा के साथ माथ जाती है, मड़क पार करती है, प्लाट 
मं . 32, 31, 45, 44, 65 , 64, 63 की बाहरी सीमा के 
साथ- माथ जाती है , सड़क पार करती है , तब प्लाट मं . 78 , 
79, 82, 83, 84, 85, 66 को बाहरी सीमा के साथ साथ 

जाती है और बिन्दु “ प " पर मिलती है । 
घ -- रेखा ग्राम कोलगांव में पैनगंगा नदी के पश्चिमी किनारे के साथ 

साथ आती है और बिन्दु " " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कोलगांव में प्लाट सं . 33, 34, 36, 43, की बाहरी 
सीमा के साथ-साथ जाती है , मड़क पार करती है, प्लाट मं . 1 
फी बाहरी मोमा के साथ-माथ जाती है, फिर सड़क पार करती 
है, प्लाट सं . 186, 187, 176, 175, 174, 173, 172 , 
171, 168, 167, 164 को बाहरी सीमा के माप साथ 

जाती है और बिन्दु "च " पर मिलती है । 
च - छ रेखा ग्राम कोलगांव में प्लाट सं . 164, 165, 161 , 152 की 

बाहरी सीमा के साथ-साथ जाती है, सड़क पार करतो है , प्लाट 
स . 150, 149, 148, 146, 145, 141, 142 की बाहरी 
सीमा के साथ साथ जातो है, ससक पार करतो है मौर बिन्दु 

" छ " पर मिलती है । 
छक रेखा ग्राम मुंगोली में प्लाट सं . 79, 80, 86, 87, 88, 98, 

99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 136, 138, 
139, 140 की माहरः सं . मा के माथ साप जाती है , 
तथा चिंचोलो और मुंगोली ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ 
साथ आती है और प्रारम्भिक विम्दु "क " पर मिलती है । 

[सं . 19/ 47/ 83 -सीएल /सीए . ] 

के . सी . लिन, संयुक्त सचिव 


- 


- - 


- 


- 


* . ग्राम 
सं , का 


ग्राम पटवारी तहम ल जिला हेक्टरों में 
मंच्या मर्कल 

क्षेत्र 
मंख्या 


टिप्प 
णियाँ 


माम 


. 


- 


- - 


- . - 


- 


1. माथोलो 


275 


108 


वणी 


यवत 
माल 


79 . 42 


भाग 


2. मुंगोली 


289 108 __ वणी 


289 


यवत- 
माल 


387. 85 


भाग 


3. साखरा 


372 


108 वणी 


यवत 


471 . 12 


माग 


माल 


4. कोलगांव 


58 


108 वणी यवस 186 . 91 भाग 
माल . 

-- - . - 
फुल क्षेत्र : 1125. 30 हैक्टर ( लगभग ) 
या 

2 780 . 73 एकड़ ( लगभग ) 


Coacoalfields 


ur-44000 ) 


[ATT II - 3 (ii )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
MINISTRY OF ENERGY 

troller , 1 , Council House Street, Calcutta 

or in the Office of the Western Coalfields 
(Department of Coal) 

Limited (Revenue Section ), Coal Estate , 
NOTIFICATION 

Civil Lines, Nagpur -440001 (Maliaraslitra ) . 
New Delhi, the 9th February , 1987 

Note - -2 : Attention is hereby invited to the provi 
S. O . 70 ( E ). — Whereas by the notification of the 

sions of Section 8 of the aforesaid Act, 
Government of India in the Ministry of Energy , 

which provide as follows : 
Department of Coal S .O . No . 445 dated 28th January , OBJECTIONS TO ACQUISITION : 
1984 under sub - section ( 1 ) of section 4 of the Coal 

" 8 ( 1 ) - Any person interested in any land in res 
Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 

pcct of which a notification under Section 7 has been 
1957 ( 20 of 1957) published in the Gazette of India 

issucd may within thirty days of the issue of the 
in Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) dated the 11th 

notification , object to the acquisition of the whole or 
February , 1984 , the Central Government gave notice 

any part of the land or of any rights or in or over 
of its intention to prospect for coal in 5971. 33 hec 
tares (approximately ) or 14755.76 acres ( approxi 

such land, 
mately ) of the lands in locality specified in the Explanation :- It shall 1107 be an objection within 
Schedule annexed to that notification ; 

the meaning of this section for any person to say 

that he himself desires to undertake inining operations 
And whereas by the notification of the Government 

in the land for the production of coal and that such 
of India in the Ministry of Encrgy (Department of 

operations should not be undertaken by the Central 
Coal) No, S . O , 497 dated the 30th January, 1986 
under sub -section ( 1 ) of scction 7 of the said Act, 

Government or by any other person . 
the Central Government specificd a further period ( 2 ) Every objection under sub - section ( 1 ) shall be 
of one year commencing from the 11th February , made to the Competent Authority in writing and the 
1986 as the period within which the Central Govern Competent Authority shall give the objector an 
ment may give notice of its intention to acquire the opportunity of being heard either in person or by 
said lands or any rights in or over such lands ; 

a lcgal practitioner and shall, after hearing all such 

obicctions and after making such further cnquiry , if 
And whereas, the Central Government is satisfied 

any, as he thinks nccessary , either makes a report in 
that coal is obtainable in a part of the said land ; 

respect of the land which has bech notified under 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred sub -section ( 1 ) of Section 7 or of rights in or over 
by sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act , the such land , or make different reports in respect of 
Central Government liereby gives notice of its intcn different parcels of such land or of rights in or over 
tion to acquire the lands measuring 1125. 30 hectares such land , to the Central Government, containing 
(approximately ) or 2780 . 73 acres (approximately ) in his rocommendations on the objections, together with 
All Rights as described in the Schedule appended the record of the proceedings held by him for the 
hereto : 

decision of that Government. 
Note - 1 : The plan bearing No. C -1 ( E ) III JJR | 378 ( 3 ) For the purpose of this section , a person shall 

187 dated 3 - 1 - 1987 of thc area covered hy be deemed to be interested in land who would be 
this notification may he inspected in the entitled to claim an interest in compensation if the 
Office of the Collector, Yavatmal (Maha land or any rights in or over such land were acquired 
rashtra ) or in the Office of the Coal Con 

under this Act," 
Note -3 ; ThermalController, 1, CouncilHouse Strect, Calcutta, has been Appointed by ihe Con - rel Goversier.tas the competert 
Authority under the Act . 

SCHEDULE 
MUNGOLI OPENCAST PROJECT 

WANI AREA 

DISTRICT YAVATMAL (MAHARASHTRA ) 
Serial Nameof village Village Patwari Tahsil 

District Arca in Remarks 
Number 

* Number Circle 

hecteres 
Number 
Matholi 

275 108 Wani 

Yayatmal 

79 . 42 
Mungoli 289 

Part 
108 Wani 

Yavatmal 387 . 85 
Sakhara 

Pert 
108 Wani 

Yayatmal 
Kolgaon 58 

471. 12 
108 Wani 

Yavatma) 

186 . 91 Part 
Total Arce : 

1125 . 30 hectares 
(approximately ) 

OR 
2780 . 73 acres 

(approxiinately ) 
plot numbers to be acquired in village Matholi : 7 to 29 , 56 , 59 to 71 and Road Part. 
Plotnumbers to boacmired in vil19.ge Mungoli : 1 to 152 , Abadi, Mirllah . 

PlotNumbers to bc acquired in village Sakhara : 1 10 7 , 8 / 1 , 8 /2 , 9 to 14 , 31 to 45 , 63 to 92 , 93 / 1 , 93 / 2 , 94 to 139 , 140 /1 . 1. 0 / 2 . 
140 , 3 , 141 to 143 , 144 /1 , 144 /2 , 145 to 194, 195/ 1 , 195 /2 , 196 , 197/1 , 197 /2 , 198 10 295 , 296 / 1 , 296 / 2 , 296 /3 , 297 10 314 , Road Port 
Nallah and Abadi. 

PlotNumbers to be scguirud in village Kolgaon ; 1 to 36 , 41 10 43, 141 10 143 , 144 / 1 , 144 /2., 145 , 146 , 148 to 150 , 152 te 
158. 159 / 1 , 159 / 2 , 159/ 1 , 160 , 161, 164 to 180 , 181 /1 , 181 / 2 , 182 to 187 , Road Part and Nallah Part. 


von 


- . - 


- 


- 


- - - - 


- -- 


- - 


- 


372 


Part 


- - - 


- 


- - 


- - 


— 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — Sec . 3 (ü )] 


. 


along 


of plot numbers 


43, crosses 


E -F : Line passes through village Kolgaon along 

the outer boundary of plot numbers 33 , 34 , 
36 , 43, crosses road , then along the outer 
boundary of plot number 1, again crosses 
road , then along the outer boundary of plot 
numbers 186 , 187, 176 , 175 , 174 , 173 , 
172 , 171, 168 , 167 , 164 , and meets at 


point F . 


Boundary description : 
A -B : Line starts from point A and passes 

through villages*Mungoli and Matholi along 
the southern bank of Wardha River and 

mects at point B . 
B - C : Line passes through village Matholi along 

the outer boundary of plot numbers 29, 28 , 
crosses road , then along the outer boundary 
of plot numbers 9 , 8 , 7 , 12 , 13 , 14 , 71, 
59 , crosses road , then along the outer 
boundary of plot numbers 56 , proceeds 
through village Sakhara along the outer 
boundary of plot numbers 7 , 8 | 1 -82 and 

meets at point C . 
: Line passes through village Sakhara along 

the outer boundary of plot numbers 8 | 1 
8 /2 , 14 , 13 , 12 , crosses road , then along 
the outer boundary of plot numbers 32 , 
31, 45, 44 , 65 , 6 :1, 63, crosses road , then 
along the outer boundary of plot numbers 78 , 
79 , 82 , 83 , 84 , 35 , 86 and inects at point 


F - G : Line passes through village Kolgaon along 

the outer boundary of plot numbers 164 , 
165, 161, 152 , crosses road , then along the 
outer boundary of plot numbers 150 , 149 , 
148, 146 , 145 , 141, 142, crosses road and 

Treets at point G . 
G -A : Linc passes through village Mungoli along 

the outer boundary of plot numbers 79 , 80 , 
86 , 87 , 88 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102, 103, 
105, 106 , 136 , 138 , 139 , 140 , then pro 
ceeds along the common boundary of 
villages Chincholi , and Mungoli and mects 
at starting point A . 

[No. 194783 -CLICA ] 
J. C . LYNN , Jt. Secy. 


D . 


D - E : Line passes through village Kolgaon along 

the western bank of Painganga River and 
mcets at point E . 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1987 


